निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 03 


27 पौष 1939 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

17 जनवरी 2018 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0, बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


--- 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


9-9 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


10-13 


2 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 जनवरी 2018 
सं 0 6 / गो०-34-05/ 2016-50 — बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( अपुनरीक्षित वेतनमान् रू ० 15600-39100 + ग्रेड पे-6600 ) ( पुनरीक्षित वेतनमान् स्तर 11 रू ० 
67700-208700 ) कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त ( अपुनरीक्षित वेतनमान् रू ० 15600-39100 + ग्रेड 
पे -7600 ) ( पुनरीक्षित वेतनमान् स्तर 12 रू ० 78800-209200 ) कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप एवं 
वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि के अन्य पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख 
सतम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

पदस्थापन का पदनाम एंव 
पदाधिकारी का नाम गृह 

जिला वर्तमान पदस्थापन 


क्र.सं. 


स्थान का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
तिरहुत प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर । 


1 . 


श्री ध्रुव नारायण साहु 


सहरसा 


पूर्णियाँ अंचल 


2 . 


श्री राजेशपति त्रिपाठी 


भोजपुर 


संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
वा ० - कर संयुक्त आयुक्त 
वसूली कोषांग , पटना 
केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 


3 . 


श्री संजय कुमार 


नालन्दा 


वसूली कोषांग पटना 
केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 


4 . 


श्री ध्रुव कुमार मिश्र 


दरभंगा 


वाणिज्य कर उपायुक्त, 
वाणिज्य कर विभाग , 
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
(प्रभारी), भभुआ अंचल, कैमुर 


5 . 


श्री उमानन्द चौधरी 


दरभंगा 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
पूर्णिया प्रमंडल, अन्वेषण 

ब्यूरो, पूर्णिया 


6 . 


श्रीमति सुनिता कुमारी 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
मुजफ्फरपुर (प्रभारी), सीतामढ़ी अंचल, 

सीतामढ़ी 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), सीतामढ़ी अंचल , 

सीतामढी 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
पटना पश्चिमी प्रमंडल, 

पटना 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 

मगध प्रमंडल , गया 


7 . 


श्री उमेश 

कुमार 

सिंह 


भागलपुर 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), सिवान अंचल, 

सिवान 


8 . 


श्री पंकज कुमार प्रसाद 


पटना 


पटना पश्चिमी अंचल 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
( प्रभारी), कटिहार अंचल 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


3 


क्र.सं. 


पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पदनाम एंव 

स्थान का नाम 


2 


श्री विजय कुमार 


9 . 


आजाद 


10 . 


श्री कमल किशोर 
चौधरी 


11 . 


श्री शशि शेखर सिंह 


12. | श्री सुरेश चौधरी 


3 4 

5 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 
पूर्णिया (प्रभारी), नवादा अंचल, 

पटना पश्चिमी प्रमंडल , 
नवादा 

पटना 
वाणिज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर उपायुक्त 

वाणिज्य कर विभाग, 
गया प्रशिक्षण कोष्ठ , मुख्यालय, 

( प्रभारी), सहरसा अंचल , 

सहरसा 
पटना 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
वाणिज्य कर विभाग, 

बिहार विकास मिशन में 
टी ० आर० यू ० मुख्यालय , 
नालन्दा 

पटना सम्प्रति बिहार विकास महापबंधक ( वित्त एवं लेखा) 
पटना सम्प्रति बिहार विकास के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु 
मिशन में प्रतिनियुक्त 

सेवा सुपुर्द 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
वाणिज्य कर उपायुक्त 

वाणिज्य कर विभाग , 
जहानाबाद ( प्रभारी), कटिहार अंचल, 

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , मुख्यालय, 
कटिहार 

पटना 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 

सह वित्त एवं लेखा 
तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण नियंत्रक , दरभंगा नगर 
नवादा ब्यूरो, मुजफ्फपुर 

निगम , दरभंगा के पद पर 
प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा 

सुपुर्द 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
सिवान औरंगाबाद अंचल संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) , 

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 

वाणिज्य - कर उपायुक्त 
सिवान पाटलीपुत्रा अंचल पटना पश्चिमी प्रमंडल , 

अन्वेषण ब्यूरो, पटना 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
जहानाबाद पटना सिटी पूर्वी अंचल सारण प्रमंडल , अन्वेषण 

ब्यूरो, छपरा 


13. 


श्री निरंजन कुमार 
सिन्हा 


14. श्री अब्दुल्लाह अंसारी 


15. | श्री जफीर आलम 


16. 


श्री युगल किशोर 
भारतीय 


17. श्री अशोक कुमार यादव 


कटिहार 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
(प्रभारी), पूर्णिया अंचल , 

पूर्णिया 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 

पटना 


18. | श्री पंकज कुमार 


भोजपुर 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
सारण प्रमंडल , अन्वेषण 

ब्यूरो, छपरा । 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), नवादा अंचल, 

नवादा 


19 . 


श्री गोपाल कुमार 
अग्रवाल 


मधेपुरा 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
(प्रभारी), दानापुर अंचल , 

दानापुर 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), मुजफ्फरपुर पूर्वी 

अंचल, मुजफ्फरपुर 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), शाहाबाद अंचल , 

आरा 


20 . 


श्री सुधीर कुमार पूर्वे 


समस्तीपुर 


बक्सर अंचल 


4 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


क्र.सं. 


पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पदनाम एंव 

स्थान का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


21. श्री शिवेन कुमार 


केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , 


चतरा 


पटना 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण 

ब्यूरो, पटना 
कोषागार पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के पद पर 

यथावत 


22. डॉ ० मदन कुमार चौधरी 


वैशाली 


कोषागार पदाधिकारी, 

मुजफ्फरपुर 


23. | श्री अमरनाथ चौधरी 


भागलपुर 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 

पटना 


24. श्री अरूण कुमार सिंह 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
(प्रभारी), पूर्णिया अंचल, 

पूर्णिया 
कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर 

के पद पर यथावत 
कोषागार पदाधिकारी , 
पूर्णिया के पद पर यथावत 


दरभंगा 


कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर 


25. | श्री राजेन्द्र कुमार 


गेपालगंज 


कोषागार पदाधिकारी, 

पूर्णिया 


26 . 


श्री अजिताभ मिश्र 


मुंगेर 


27. श्री संजीव कुमार 


नालन्दा 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
वाणिज्य कर विभाग , 

वाणिज्य कर विभाग , 
मुख्यालय, पटना 

मुख्यालय, पटना 

कोषागार पदाधिकारी, पटना 
कोषागार पदाधिकारी, पटना 

समाहरणालय के पद पर 
समाहरणालय 

यथावत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त 
पाटलीपुत्रा अंचल 

( प्रभारी), दानापुर अंचल , 

दानापुर 

वाणिज्य कर उपायुक्त 
मगध प्रमंडल , अन्वेषण 

( प्रभारी), सिवान अंचल, 
ब्यूरो, गया 

सिवान 


28. | श्रीमति रूबी 


पलामू 


29. | श्री निशिथ कुमार 


पटना 


30. श्री श्रवण कुमार 


नालन्दा 


कोषागार पदाधिकारी, 

सासाराम 


कोषागार पदाधिकारी, 
सासाराम के पद पर 

यथावत 


31. | श्री योगेन्द्र प्रसाद 


पटना 


संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), 

पूर्वी प्रमंडल, पटना 

जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, कटिहार के पद 

पर यथावत 


32 . 


श्री फिरोज आलम 


पूर्णिया 


जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी , कटिहार 


33 . 


श्री कैसर तौहीद 


वैषाली 


मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल 


34. 


श्री प्रभात कुमार 


पूर्णिया 


भागलपुर अंचल 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
(प्रभारी), गोपालगंज अंचल 
वाणिज्य - कर उपायुक्त 
पूर्णिया प्रमंडल, अन्वेषण 

ब्यूरो, पूर्णिया 


35. | श्री मकेश्वर शर्मा 


लखीसराय 


कटिहार अंचल 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


5 


क्र.सं. 


पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पदनाम एंव 

स्थान का नाम 


2 


3 


4 


5 


36. | श्री प्रमोद कुमार 


देवघर 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
आर्थिक अन्वेषण इकाई , 
वाणिज्य कर विभाग , 
मुख्यालय, पटना 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
( प्रभारी), पटना पश्चिमी 

अंचल, पटना 


37. | श्री विजय 


श्री विजय कुमार 


पटना 


वाणिज्य - कर उपायुक्त 
( प्रभारी), गोपालगंज अंचल 


वाणिज्य कर उपायुक्त 
मुख्यालय, टी ० आर ० यू ० 

पटना । 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह 0 ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


क्र.सं. 


गृह जिला 


4 जनवरी 2018 
सं 0 6 / गो०-34-05/ 2016-51 — बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
कोटि के पदाधिकारी को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख सतम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 
पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पदनाम एंव स्थान 
नाम 

का नाम 
2 3 4 

5 
वाणिज्य कर सहायक 

वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
1 . श्री सिरील बेक 

रांची आयुक्त , गया अंचल , 

( प्रभारी), 
गया । 

बक्सर अंचल , बक्सर 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


गृह जिला 


4 जनवरी 2018 
सं 0 6 / गो०-34-05 / 2016-52 — बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य कर पदाधिकारी कोटि 
के निम्न पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख सतम्भ 5 में अंकित पद एवं 
स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 
क्र.सं. पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पदनाम एंव 

स्थान का नाम 
1 2 3 4 

5 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
1 . 

भागलपुर 

सिवान अंचल, सिवान पाटलीपुत्रा अंचल, पटना 
श्री विजय कुमार 

वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
मधुबनी कर्मनाशा जांच चौकी 
पाठक 

गया अंचल , गया 
श्री विशाल कुमार 

वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
नवादा 

कर्मनाशा जांच चौकी 
गुप्ता 

सिवान अंचल, सिवान 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


श्री शिव कुमार 


2 . 


3 . 


6 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


जल संसाधन विभाग 


नाम 


पटना 


नवादा 


आदेश 

29 दिसम्बर 2017 
सं0 बा ० प्र ० सु० स ० के०-50/ 2016-981 - जल संसाधन विभाग, पटना , बिहार के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार 
सहायक केन्द्र , पटना के नियंत्रण में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत उत्कृष्टता 
केन्द्र (Centre of Excellence- CoE) के लिए गणितीय प्रतिमान केन्द्र ( Mathematical Modelling Centre 
MMC ) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं० 5/ डी०-04-10-01/ 2017-1334 , दिनांक 26/05/2017 द्वारा प्रदत्त 
स्वीकृति के क्रम में विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित चार अदद अभ्यर्थियों को उनके 
नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में अंकित पदों पर स्तंभ 5 में अंकित मासिक पारिश्रमिक दर पर अस्थायी रूप से एक वर्ष 
की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है 
कंसं० 

गृहजिला पदनाम 

मासिकपारिश्रमिक 
1 . 2 . 3 . 4 . 

5 . 
1. श्री संजय कुमार वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली 

रूपये 65,000 / 
विशेषज्ञ 

( रू ० पैंसठ हजार ) मात्र । 
2. श्री प्रेम कुमार नालंदा सॉफ्टवेयर अभियंता / प्रोग्रामर विशेषज्ञ 

रूपये 62,500 / 

( रू ० बासठ हजार पाँच सौ ) मात्र 
3. श्री पीयूष कुमार कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ 

रूपये 35,000 / 

( रू ० पैंतीस हजार ) मात्र । 
4. श्री हर्षित राजन रोहतास 

सुदूर संवेदी विशेषज्ञ 

रूपये 50,000 / 

( रू ० पच्चास हजार ) मात्र । 
2. संविदा के आधार पर चयनप्रथमतः 01 ( एक ) वर्ष की अवधि या 65 ( पैंसठ ) वर्ष की उम्र ( जो भी पहले 
हो ) तक के लिये होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार की संभावना है । 

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं इस संविदा नियोजन के 
पश्चात् सरकारी सेवा में विनियमितिकरण का दावामान्य नहीं होगा । 

4. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का 
पुनर्नियोजन / सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा 
और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा । 

5. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन 
रद्द किया जा सकता है । 

6. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन 
के दौरान यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा गैर अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती 
है , तो उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा । 

7. संबंधित अभ्यर्थियों का नियोजन मुख्य अभियंता , योजना एवं मोनिटरिंग , जल संसाधन विभाग, बिहार , 
के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा किये जाने के पश्चात् संबंधित पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा । 

8. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यो की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य 
संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा । 

9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/ सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद 
प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको 
भुगतान किये गये मानदेय की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी । 


पटना 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


7 


10. पंद्रह दिनों के अन्दर सभी संविदा के आधार पर नियोजित पद परबाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल 
संसाधन विभाग , अनिसाबाद , पटना के कार्यालय में योगदान करेंगे । निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं करने पर 
नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा नियोजन का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । 

11. योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा । 

12.संविदा के आधार पर नियोजित पद के मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान पदस्थापित कार्यालय में योगदान 
करने की तिथि से देय होगी । 

13. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य 
शीर्ष- 01- बाढ़ नियंत्रण , लघु शीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष- 003 - क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड - 49-2711.01.001. 
0003 के अन्तर्गत 28.04 व्यावसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ विषय शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा । 

14. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि एकरारनामा के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ 
इनकी एक - एक स्व - अभिप्रमाणित छायाप्रति भी प्रस्तुत करेंगे 

i . असैनिक शल्य - चिकित्सा- सहमुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र । 
ii. योग्यता एवं अनुभव संबंधित मूल अभिलेख । 
iii . जन्म - तिथि से संबंधित प्रमाण - पत्र । 

आदेश से . 
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव ( प्र० )। 


आवश्यक सूचना 

17 जनवरी 2018 
विषय -मोरवे जलाशय योजनान्तर्गत विभिन्न नहरों के संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य एवं लोअर किउल नदी घाटी के 

कुंदर वीयर को बराज में परिवर्तन तथा दायां मुख्य नहर में लाईनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2017-18 के दौरान 
नहरों में जलापूर्ति बंद रखने के संबंध में । 

सं0 सिं o को0-1/2001 पाट lII - 29— मुख्य अभियंता , सिंचाई सृजन , जल संसाधन विभाग , भागलपुर के 
परिक्षेत्राधीन मोरवे जलाशय योजनान्तर्गत विभिन्न नहरों के संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य एवं लोअर किउल नदी घाटी के 
कुंदर वीयर को बराज में परिवर्तन तथा दायां मुख्य नहर में लाईनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2017-18 के दौरान नहरों में 
जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है । 

अतः संबंधित नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि आगामी रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक 
व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है । 

आदेश से , 
अरूण कुमार द्विवेदी , संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


योजना एवं विकास विभाग 


, 


अधिसूचना 

12 दिसम्बर 2017 
संयो० स्था 04 / 3-28 / 2017-6633 — ग्रामीण कार्य विभाग बिहार , पटना की अधिसूचना सं 0 11857 दिनांक 
24.10.2017 से सेवा प्राप्त श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर , सहायक अभियंता को मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
पटना के कार्यालय मे सहायक अभियंता के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

यह आदेश तात्काल प्रभाव से लागू होगा । श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, सहायक अभियंता नवपदस्थापित स्थान पर 
अविलम्ब प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कृष्ण कुमार, विशेष सचिव । 


8 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

8 जनवरी 2018 
सं0 एसीस -01 / नि0-82 / 2011-28 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए त्रिपोलिया सोशल सर्विस अस्पताल, गुलजारबाग, पटना-800007 के लिए प्रदत विमुक्ति ( Exemption) 
को दिनांक 04.12.17 से दिनांक 03.12.18 तक , यानि एक वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जाता हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव । 


Office of The Commissioner ,Magadh Division , Gaya 


Office Order 

The 3rd January 2018 
No. II Est.- 01/ 2002-62 - Onthe recommendation of Collector, Arwal videletter no . 130 
dt. 30/11/2017 the power of certificate officer is delegated to Shri Navin Kumar, Regional 
Manager , State Co -operative Land Development Bank , Gaya for disposal of certificate cases u /s 
3( 3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 . 

2. The Power is delegated for three Months only , will be renewed on the basis of 
performance. 
Order of Commissioner, Magadh Division , Gaya dt. 20/12/2017 

By Order , 
Sd./Illegible , Secretary to Commissioner. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


9 


भाग - 9 - ख 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 07–1, “ANKUR ” S / O Awadh Bihari Singh R / O : H.No. - 372, Road No.-01 , 
Abhiyantanagar ( Rajdhani Nagar) , P.S.- Rupaspur , Danapur, Patna -801503 have changed my 
name to " ANKUR KUMAR SINGH " vide Affidavit No.: 21972 Dated 06.12.2017 sworn in court 
of the Executive Magistrate Patna Sadar . Henceforth I shall be known as “ ANKUR KUMAR 
SINGH " ( New Name) for all future Purposes. 

ANKUR . 


No. 14 - I , Declare by Affidavit no . 16618/2017 date 30.08.2017 Sworn by me that I 
have changed mu name from USHA KUMARI to USHA DEVI and now I am known as USHA 
DEVI I hold Aadhaar card , pan card and bank a /c in the name of USHA DEVI. 

Usha Kumari . 


No. 42— I, Nidhi D /O Vijay Kumar Singh R /O Malti Kunj, Moha- npur , New 
Punaichak , P.O - Lal Bahadur Shastri Nagar , P.S- Shastri Nagar Dist- Patna declare vide Affdvt. 
no . 114 Dated 03.01.17 that now onwards I shall be known as Nidhi Singh for all future 
purposes. 

Nidhi. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 जनवरी 2018 
सं0 ग्रा ०वि०-14( सा 0 )सि0-07 / 2016-346597 / ग्रा ० वि ० श्री राजीव कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी - सह - प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हडिया , जिला -सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , सिवान के 
पत्रांक- 3074 दिनांक 28.10.2016 द्वारा पंचायत निर्वाचन 2016 के दृष्टिगत आयोजित बैठक से अनुपस्थित रहने , 
कर्तव्य के प्रति लापरवाही यथा NREP -2016 की समीक्षा बैठक में सूचना के बावजूद भी 30 की जगह पर मात्र 19 
पर्यवेक्षकों की उपस्थिति; पेंशन एवं एन 0 पी 0 आर 0 डाटा का अद्यतन इंट्री नहीं करवाने; सुदिष्ट कुमार , पंचायत 
सचिव के विरूद्ध किए गए एफ 0 आई 0 आर 0 की प्रति कार्यालय से गुम होने आदि के आरोप में विहित आरोप प्रपत्र 
क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं 
उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी , सिवान का मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी । 

दूसरे आरोप के संदर्भ में श्री सिन्हा का कहना है कि NREP-2016 की समीक्षा बैठक में बुलाने हेतु सभी 30 
पर्यवेक्षकों को मोबाईल पर सूचना दी गई । तथापि अनुपस्थित पर्यवेक्षकों के विरूद्ध इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की 


गई । 


श्री सिन्हा द्वारा जिला पदाधिकारी , सिवान को पत्रांक -266( ii) दिनांक 05.08.2016 से समर्पित स्पष्टीकरण 
में श्री सुदिष्ट कुमार , पंचायत सचिव के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति गुम होने की बात कही गई है जबकि 
इनके द्वारा श्री सुदिष्ट कुमार के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी दिनांक 17.03.2017 की तिथि में है । उपलब्ध साक्ष्य से यह 
साबित होता है कि श्री सिन्हा के द्वारा कथित दर्ज की गयी प्राथमिकी , जिसका उल्लेख उनके पत्रांक -266 (ii ) दिनांक 
05.08.2016 के स्पष्टीकरण में किया गया है, स्पष्टीकरण की तिथि के पूर्व दर्ज ही नहीं की गयी । 

श्री सिन्हा द्वारा बरती गई उक्त लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत इन्हें निन्दन की शास्ति अधिरोपित की जाती है । 

2 ) श्री सिन्हा को अधिरोपित उक्त शास्ति को इनके चारित्री में दर्ज की जाय । 
3 ) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


11 


4 जनवरी 2018 
सं 0 ग्रा 0वि0-14 ( 

निको० ) वैशाली-42 / 2017-346249 / ग्रा ० वि ० श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी - सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड , जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना 
के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 ( तीस हजार रुपये) 
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध 
निगरानी थाना कांड संख्या -070 / 2017 दिनांक 04.09.2017 , धारा -7 / 8 /13( 2)-सह -पठित धारा -13(1)( डी ) 
भ्र 0 नि 0 अधि0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक-2625 / अप O शा O दिनांक 13.09.2017 
से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -12703 दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त 


हुआ । 


2. तत्पश्चात बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 
9 ( 2 ) ( क ) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया , 
परंतु श्री कुमार द्वारा दिनांक 06.11.2017 को कारा से मुकाम होने की सूचना देते हुए दिनांक 07.11.2017 को 
विभाग में योगदान समर्पित किया गया । अत : बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम -9 (3 )(i ) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 
दिनांक- 30.11.2017 द्वारा निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया । 

3. श्री कुमार के विरुद्ध गम्भीर कदाचार का आरोप होने एवं निगरानी थाना काण्ड सं0-70 / 2017 दिनांक 
04.09.2017 दर्ज होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-340284 दिनांक 30.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 2005 के नियम -9 (1) ( ग ) के तहत योगदान की तिथि दिनांक 07.01.2017 के 
प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर 
समाहरणालय , विकास शाखा निर्धारित किया गया । 

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभयावेदन में उनके बच्चे के ईलाज करवाने संबंधी कारणों से निलम्बन 
मुख्यालय परिवर्तन हेतु अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त निलम्बन मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय , विकास 
शाखा के स्थान पर समाहरणालय , पटना किया जाता है । 
5. विभागीय अधिसूचना संख्या-340284 दिनांक 30.11.2017 की शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय 

कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


समाहरणालय, समस्तीपुर 


आदेश 

18 दिसम्बर 2017 
सं 0 2170 / पं0 - श्री लक्ष्मी राम, तत्कालीन पंचायत सचिव, कल्याणपुर प्रखण्ड के विरूद्ध प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, कल्याणपुर के द्वारा के द्वारा गठित प्रपत्र- क अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर से अनुमोदित आरोप पत्र प्राप्त 
हुआ है । प्रपत्र - क का विवरण निम्न है : 

" सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के पश्चात् अभिश्रव एवं शेष राशि प्रखण्ड नजारत में जमा नहीं किया गया । इससे 
स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है । 

साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर के द्वारा ज्ञापांक -3775, 
दिनांक 12.12.2014 एवं ज्ञापांक -3912, दिनांक 22.12.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु जवाब नहीं दिया गया । 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के पश्चात् अभिश्रव एवं शेष राशि प्रखण्ड नजारत में जमा करने हेतु कई बार दूरभाष पर भी 
वार्ता किया गया, परन्तु इनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया । इनके द्वारा किया गया आदेश का उल्लंघन एवं 
मनमानी सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है । " 

आरोप की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की 
नियम 17(2) के तहत श्री रत्नेश कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, कल्याणपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


12 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


- 


। 


संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि आरोपी कर्मचारी श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सेवक ( सचिव) प्रखण्ड 
कल्याणपुर दिनांक 15.07.2015, दिनांक 29.07.2015 एवं 23.01.2016 को उपस्थित होकर बताया कि सामाजिक 

सुरक्षा 

पेंशन 
वितरण से संबंधित अभिश्रव प्रखण्ड नजारत में जमा कर दिया गया है । लेकिन इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । 
श्री राम को अभिश्रव जमा करने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु बार - बार समय की माँगी गई लेकिन निर्धारित तिथि 
पर उपस्थित होकर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब 
नहीं देने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया । अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को 
प्रमाणित पाया । 

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री लक्ष्मी राम , पंचायत सचिव को कार्यालय के पत्रांक -2122 / पं ०, दिनांक 
02.09.2016 से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई । सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अग्रिम राशि का उल्लेख प्रपत्र - क में नहीं 
रहने के कारण कार्यालय के पत्रांक -2227 / पं ०, दिनांक 22.09.2016 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर से स्पष्ट 
प्रतिवेदन की माँग की गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर के पत्रांक -556, दिनांक 11.04.2017 से मो ० 23,76,100.00 
( तईस लाख छिहत्तर हजार एक सौ ) रूपये बकाया रहने से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया । उक्त समर्पित प्रतिवेदन के 
आलोक में राशि स्पष्ट करते हुए पुनः कार्यालय के पत्रांक -2122 / पं ०, दिनांक 02.09.2016 , पत्रांक -724 / पं ०, दिनांक 26.05. 
2017 एवं ज्ञापांक -827 / पं ०, दिनांक 22.06.2017 से श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव ( सेवक ) से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । 
परन्तु श्री राम के द्वारा कोई कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया । 

राज्य सूचना आयुक्त, बिहार , पटना के न्यायालय के वाद संख्या -12435 / 2008-09 में श्री मनोज कुमार तिवारी 
बनाम लोक सूचना पदाधिकारी - सह - पंचायत सचिव, सिवैसिंगपुर, प्रखण्ड मोहिउद्दीननगर में दिनांक 31.01.2013 को पारित 
आदेश में श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव के विरूद्ध सरकारी कागजात का प्रभार विधिवत् नहीं दिये जाने के आरोप में थाना में 
प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था । जो आयोग के आदेश ज्ञापांक -12866 / रा ० सू० आ ० , दिनांक 05.02.2013 से 
संसूचित है । जिसके आलोक में मोहिउद्दीननगर थाना में थाना काण्ड संख्या -83 / 13 दर्ज करा कर राज्य सूचना आयोग के 
आदेश का अनुपालन किया गया । 

विवेचन : 

आरोपी पंचायत सचिव श्री लक्ष्मी राम पर गठित प्रपत्र - क के आरोपों को संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय 
कार्यवाही में प्रमाणित किया गया है । तदुपरान्त उपरोक्त सभी कागजात के परिशीलन एवं विभागीय कार्यवाही के फलाफल से 
स्पष्ट होता है कि श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का मो ० 23,76,100.00 ( तईस 
लाख छिहत्तर हजार एक सौ ) रूपये का गबन का आरोप भी प्रमाणित हुआ है । इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं 
दिया जाना इनके स्वच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही को दर्शाता है । 

इस प्रकार श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव पर कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता, कार्य में लापरवाही, कदाचार, भ्रष्ट 
आचरण , सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत राशि के गबन का आरोप प्रमाणित होता है , जो बिहार सरकारी सेवक आचार 
नियामावली 1976 के नियम 3 उप नियम (1) एवं (3) एवं बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1983 के नियम 
3( क )( ख )(च ) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत एक सरकारी कर्मी के सेवा आचरण के विरुद्ध है । 

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 165 में स्पष्ट किया गया है कि " हम इस बात को सिद्धान्त के रुप में 
कायम करना चाहेंगे कि जब किसी विभाग में लोगों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाए, तब उन्हें मामुली कारणों से 
बर्खास्त नहीं करना चाहिए । कपट और बेईमानी, लगातार और जानबुझ कर की जानेवाली उपेक्षा और नैतिक कलंक के सभी 
अपराधों का समुचित दण्ड बर्खास्तगी है और हम यह मानते हैं कि जिस मामले में न्यायोचित आधार पर ऐसा दण्ड दिया 
जाए, वैसे हर मामले में ऐसे व्यक्ति को सदा के लिये सरकारी नौकरी से बहिष्कृत समझना चाहिए ।" 

निष्कर्ष: 

विभागीय कार्यवाही के फलाफल के अनुसार आरोपी श्री लक्ष्मी राम , पंचायत सचिव, कल्याणपुर प्रखण्ड सम्प्रति 
प्रखण्ड खानपुर (निलंबित ) के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वित्तीय अनियमितता कर कुल मो ० 23,76,100.00 
( तईस लाख छिहत्तर हजार एक सौ ) रूपये योजना के नाम पर गबन करने , वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने 
का आरोप भी प्रमाणित होता है । ऐसे कर्मी के विरूद्ध यदि कठोर कार्रवाई नहीं होता है तो वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, 
कर्तव्यहीनता अनुशासनहीनता एवं अराजकता को बढ़ावा मिलेगा एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों के कार्य पर पड़ेगा । 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 के नियम 
18(6) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान होता है कि श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव ( सेवक ) कल्याणपुर प्रखण्ड 
सम्प्रति प्रखण्ड खानपुर (निलम्बित) के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मो ० 23,76,100.00 ( तईस लाख छिहत्तर हजार एक सौ ) 
रूपये का गबन करने एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, आचरण सरकारी सेवक के सर्वथा प्रतिकुल रहने सम्बंधी 
आरोप जो संचालन पदाधिकारी के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है, के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियामावली 2005 के नियम 14 अन्तर्गत युक्ति - युक्ति दण्ड अधिरोपित किये जाने का आधार है । 

अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियामावली 
2005 के नियम 14 ( X ) यथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियामावली 2005 ( संशोधन) नियामावली 
2010 के नियम 14 ( XI) के प्रावधानों के तहत मैं प्रणव कुमार , भा ० प्र ० से ०, जिला समाहर्ता - सह -जिला पदाधिकारी समस्तीपुर 
श्री लक्ष्मी राम, पंचायत सचिव (पंचायत सेवक ) प्रखंड कार्यालय कल्याणपुर सम्प्रति पदस्थापित खानपुर प्रखण्ड (निलम्बित ) को 
आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त ( Dismiss ) करता हूँ । 


बिहार गजट , 17 जनवरी 2018 


w 


1 . 


2 . 


5 . 


जन्म तिथि 


श्री लक्ष्मी राम के संबंध में पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है: 

सरकारी सेवक का नाम - श्री लक्ष्मी राम 
पदनाम 

पंचायत सचिव, (पंचायत सेवक ) 
3. पिता का नाम 

स्व ० डोमी राम 
स्थायी पता 

ग्राम - क्योटहर, थाना + प्रखण्ड -सिंघिया, जिला समस्तीपुर । 

15.09.1959 
6. नियुक्ति की तिथि 

- 27.10.1988 
वेतनमान 

5200-20200 
प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर को आदेश दिया जाता है कि उपर वर्णित योजनाओं की कुल राशि मो ० 
23,76,100.00 (तईस लाख छिहत्तर हजार एक सौ ) रूपये की वसूली हेतु आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर 
नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे एवं दायर नीलाम पत्र वाद की एक प्रति जिला पंचायत प्रशाखा समस्तीपुर को 
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

इस आदेश का प्रभाव श्री लक्ष्मी राम के विरुद्ध चल रहे अन्य विभागीय कार्यवाही एवं इनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी 
पर नहीं होगा । 

आदेश से . 
( ह0) अस्पष्ट , जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


